सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 आषाढ़ 1936 ( श०) 
संख्या 320 राँची , शुक्रवार 

11 जुलाई , 2014 (ई०) 


वित्त विभाग | 


संकल्प 
7 जुलाई, 2014 


विषय : झारखण्ड के विभिन्न कोषागारों/उप - कोषागारों एवं राज्य के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में 

नियत संविदा राशि /एकमुश्त नियत राशि पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/ डाटा इंट्री 

ऑपरेटरों की नियत राशि में संशोधन के संबंध में । 

संख्या- वि०प्र० 7 /विविध - 2019/ 2011/ 2374/ वि०--फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा के आलोक 
में अविभाजित बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 / वि ., दिनांक 8 फरवरी , 1999 द्वारा 
कम्प्यू टर ऑपरेटर/ डाटा इंट्री ऑपरेटरों को दिनांक 01 .01 . 1996 से रु. 4000 -6000 /- का वेतनमान स्वीकृत 


है । 


2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1932/ वि . दिनांक 10 सितम्बर , 2012 द्वारा विभिन्न 
कोषागारों/उप कोषागारों में संविदा राशि / एक मुश्त नियत राशि भुगतान के आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर 
ऑपरेटर /डाटा इंट्री ऑपरेटरों का पारिश्रमिक रु. 9500 /- प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया । 


____ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 11 जुलाई, 2014 
3. राज्य सरकार के कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को वित्त विभागीय संकल्प 
संख्या 965/ वि ., दिनांक 25 मार्च, 2009 की कंडिका- 03 के द्वारा अनुमान्य 22% महँगाई भत्ता को 
वित्त विभागीय संकल्प संख्या 995/ वि ., दिनांक 20 अप्रैल , 2013 के द्वारा पुनरीक्षित कर 72 % स्वीकृत 
किया गया । 


4. राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 995 / वि., दिनांक 20 अप्रैल , 2013 को 
दृष्टिपथ में रखते हुए सचिवालय/संलग्न कार्यालयों के विभिन्न विभागों में नियत संविदा राशि /एक मुश्त 
नियत राशि पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/ डाटा इंट्री ऑपरेटरों को देय नियत एकमुश्त राशि/ संविदा 
राशि रु . 14700/-निर्धारित किया गया । 


5. सचिवालय/ संलग्न कार्यालयों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इंट्री 
ऑपरेटरों को देय नियत एकमुश्त /संविदा राशि को रु. 14700 /- निर्धारित करने के पश्चात् राज्य के 
विभिन्न कोषागारों/उप कोषागारों एवं राज्य के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में समय- समय पर नियत संविदा 
राशि/एक मुश्त नियत राशि पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर / डाटा इंट्री ऑपरेटरों के निर्धारित एकमुश्त 
संविदा राशि में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था । 


6. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बढ़ते महँगाई दर को दृष्टिगत रखते हुए 
राज्य के विभिन्न कोषागारों/ उप -कोषागारों एवं राज्य के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा/ एकमुश्त नियत 
भुगतान के आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर / डाटा इंट्री ऑपरेटरों का पारिश्रमिक रु. 13300 / 
( तेरह हजार तीन सौ मात्र ) प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है । 

7. यह आदेश संकल्प निर्गत करने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा । 

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2142 / वि . दिनांक 
19 जून , 2014 के क्रम में दिनांक 26 जून , 2014 की बैठक के मद सं . 26 में दी गई है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अमरेन्द्र प्रताप सिंह , 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 320 - 50 | 


